रजिस्ट्री से सी एल - 33004/ 96 


TA 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 96 


भारत की राजपत्र 


सत्यमरपक्ते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड ३ - उपखण्ड ( 1 ) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 303 ] 

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 1996 / भाद्र 29, 1918 
No. 303 ] 

NEW DELHI , FRIDAY, SEPTEMBER 20, 1996 / BHADRA 29, 1918 

जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्षा ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 1996 
सा . का. मि . 432( अ ) - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1) के साथ पठित धारा . 
124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में 
मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होंगे । 

[ फा. सं. पी. आर.- 12012/18/94- पी.ई.1 ] 

अ. कु. रस्तोगी, संयुक्त सचिव 
अनुसूची 
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) विनियम, 1977 में संशोधन 
महापसन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 28 के खण्ड ( ए) तथा ( इ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व उक्त अधिनियम की धारा 
124 की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुमोदन से मुंबई पत्तन का न्यासी मंडल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) 
- विनियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त शीर्षक : 

(i ) इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) संशोधन विनियम, 1996 कहा जाएगा । 

( ii ) ये विनियम भारतीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति ) अधिनियम, 1977 - के 

विनियम 13 में आरक्षण 

उपविनियम ( क ) में " अनुसूचित जाति और जनजाति " इन शब्दों के बदले " अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग " ये 
शब्द लिये जाएं । 

टिप्पणी: मूल विनियम भारतीय राजपत्र में दिनांक 26 - 3 - 1977 के जी . एस. आर. क्र . 426 में प्रकाशितकिये गये थे और तत्पश्चात् उन्हें , 
(i ) दि . 21 - 2 - 1981 के जी . एस . आर. क्र . 212 और 
(ii ) दि . 15 - 8 - 1981 के जी. एस. आर. क्र . 768 द्वारा संशोधित किया गया था । 


2281 GI/ 96 


L 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec . 30) ] 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th September, 1996 
G .S .R . 432 ( E ). - In exercise of tho powers conferred by sub -section (1) of Section 124 , read with sub -section ( 1) of 
Soction 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust 
Employees ( Recruitment, Seniority and Promotion ) AmendmentRegulations , 1996 made by the Board of Trustees for the Port 
of Mumbai and set out in the Schedule annoxed to this notification . 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this potification in the Official Gazette . 


[F . No . PR - 12012/ 18 / 94 -PE - 1 ] 

A . K . RASTOGI, Jt. Secy . 


SCHEDULE 


Amendment to Bombay Port Trust Employees (Recruttmont, Seniority and Promotion ) Regulations, 1977 


In exercise of the powers conferred by clauses (a ) and (c ) of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board 
of Trustees of the Port ofMumbai with the approval of the Central Government under sub - section (1 ) of Soction 124 of the said 
Act, hereby makes the following regulations to amend the Bombay Port Trust Employees (Rocruitment, Seniority and Promo 
tion ) Regulations, 1977, namely , – 


1 . Short Title : 

(i) Those regulations may be called the Bombay Port Trust Employees (Rocruitment, Senjority and Promotion ) 
Amondment Regulations, 1996 . 

(ii) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazetto of India. 
2 . In Bombay Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion ) Regulations, 1977 – 

in Regulation 13 - Reservation 

in sub -regulation ( a ) for the words " Scheduled Castes and Scheduled Tribes " the words " Scheduled Castos, 
Schedulod Tribes and Other Backward Classes" shall be substituted . 


Note.--- The PrincipalRegulations were published in Gazette of India , vide G .S.R . No. 426 dated 26 -3- 1977 and 
subsequently amended vide 

(i) GSR No . 212 dated 21-2 - 1981 and 
(i ) GSR No. 768 dated 15- 8- 1981. 


Printed by tho Manager, Govt. of Indla Prçus, Ring Road , Mayapuri ,New Delhi- 110064 
by : . of P 

.: - 110054 - 1996 


